निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना , ज्येष्ठ 1932 Free 


19 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना , बुधवार , 9 जून 2010 


( सं० पटना 356 ) 


समाज कल्याण विभाग 
( समाज कल्याण निदेशालय ) 


। 


। 


। 


। 


। 


अधिसूचना 

___ 4 जून 2010 
सं0 1208 — राज्य स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सभी तरह के कार्यो एवं योजनाओं का 
अनुश्रवण तथा कार्यान्वयन किया जाना है जिसके तहत लौगिक निर्णयों कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन सर्व शिक्षा अभियान 
कार्यक्रम आदि के लिए एकीकृत संस्था के रूप में कार्य करने हेतु एक मिशन की स्थापना करने का निर्णय लिया 
गया है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य मिशन प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार किया जाता है: 
(i ) मुख्यमंत्री 

- अध्यक्ष 
मंत्री, वित विभाग 

- सदस्य 
( iii ) मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 

सदस्य 
मंत्री, विधि विभाग 

सदस्य 
मंत्री, कृषि विभाग 

सदस्य 
( vi ) मंत्री, समाज कल्याण विभाग 

सदस्य – संयोजक 
( vii ) मंत्री, मानव संसाधन विभाग 

सदस्य 
( viii ) मंत्री, पंचायती राज विभाग 

सदस्य 
( ix ) मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग 

सदस्य 
( x ) मंत्री, श्रम संसाधन विभाग 

सदस्य 
( xi ) मंत्री, सहकारिता विभाग 

सदस्य 
( xii ) मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग 
( xiii ) मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग 

सदस्य 
( xiv ) मंत्री, उधोग विभाग 

सदस्य 
( xv ) अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग 

सदस्य 
(xvi) समाज कल्याण मंत्री के परामर्श से 
मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रतिष्ठित नागरिक 

- सदस्य 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


सदस्य 


। 


। 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 जून 2010 


2. केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के बीच संकेन्द्रण सुनिश्चित करने के लिए 
मॉनिटरिंग करने के अतिरिक्त , पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से महिला लाभार्थियों 
व्यावहारिकता की जाँच करने के लिए मिशन निदेशालय और भातर सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 
माध्यम से यह मिशन प्रायोगिक परियोजनाएँ भी चलाएगा । ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करते 
समय पंचायती राज विभाग से भी परामर्श किया जाएगा । 

____ 3. राज्य मिशन प्राधिकरण को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में राज्य महिला संसाधन 
केन्द्र स्थापित किया जायेगा । 

4. राज्य स्तर की संरचनाओं अन्तर्गत राशि महिला संसाधन केन्द्र के कार्यकलाप के लिए मानकों के 
अनुसार आवश्यक निधियाँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । 

5. राज्य स्तरीय मिशन, 2012 तक कार्य करेगी इसके 2 ( दो ) वर्षों के कार्यकलाप के मूल्यांकन के आधार 
पर आगामी 3 ( तीन ) वर्षो तक विस्तारित किया जा सकेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रामलखन रविदास , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 356 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http:// egazette.bih. nic.in 


